mattester ( 8) - 73 


Rasuwered No. DIDI- TE 


भारतको राजपत्र 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 27] 
No. 271 


नई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 5, 1975 ( आषाढ़ 14, 1897) 
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1975 (ASADHA 14, 1897) 


इस भाग में निम्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be illod we separate compilation . 


भाग II -स4 

PART HI - - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि मारेस, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements 

and Notices issued by Statutory Bodies 
भारतीय रिजर्व बैंक 

श्री डी० बसु ने , 7 मई , 1975 से विदेश विभाग , 
केन्द्रीय कार्यालय 

कलकत्ता के प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया है । 
गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग 

पी० सी०जी० नंबियार 
कलकत्ता-700001, दिनांक 3 जून 1975 

. उप प्रबंधक निदेशक 
संदर्भ सं० डी० एन० बी० सी० 36/डी०जी०. ( एस० ) -75 -- 

( कर्मिक एवं सेवाएं ) 
भारतीय रिजर्व बैंक कम्पनी ( जमाराशियों की स्वीकृति ) नियमा 
वली , 1975, के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा - 58 के उपबंधों पर ध्यान देकर और यह सोचकर कि 

बम्बई, दिनांक 24 जूम 1975 
गैर बैंकिंग वित्ततर कम्पनी ( रिजर्व बैंक ) निदेशावली , 1966 
को वापस लेना जन हित में प्रावश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक 

सूचना 
अधिनियम , 1934 की धारा 45 और 45 ट के द्वारा प्रदत्त 

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देता है कि दिनांक 29 का मुख्य रजिस्टर तथा शाखा रजिस्टर शेयर अंतरण के लिए 
अक्तूबर 1966 की उसकी अपनी अधिसूचना सं० डी० एन.. सोमवार दिनांक 11 अगस्त 1975 से सोमवार, दिनांक 
बी० सी० 2/ ई० डी० ( एस० ) - 66 तत्काल रद हो जाएगी । 

25 अगस्त 1975, दोनों दिन सम्मिलित, तक बंद रहेंगे । 
एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर 

राजकुमार तलवार 

अध्यक्ष । 
स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया 
केन्द्रीय कार्यालय 

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान 
बम्बई . दिनांक 28 मई 1.975 

नई दिल्ली - 1 , दिनांक 20 मई 1975 
‘ सूचना 

सं० 8 सी० ए० ( 1 )/ 4 / 75- 76 - - चार्टर प्राप्त लेखाकार 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ पर निम्नलिखित नियक्ति की विनियम 1964 के बिनियम 10 ( 1 ) खंड ( तीन ) के अनुसारण 
सूचना दी जाती है : - - 

में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों 
139GI/75 

(1297) 


Granti . : "THASHBANTETTE OF INDIA, JULY 5, 1975 ( ASADHA 14, 1897) 


- [PARP. HI - Srevie 


A 


. 


को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी 
तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण- प 
को रखने के इच्छुक नहीं : 

- - - - - - - - - -- - -- - - - 
क्र० 

एक पना .. तिथि 


12 


सं० 


1. 10544 


. 
2. 16610 


श्री दिवाकर शर्मा, एसी० ए० , 31 - 3- 75 
जे0/ 42, जवाहर नगर, . . से 

श्री नगर ( जे० एण्ड के ) - 30- 6- 75 
श्री मी० सी० कानूनगो , ए० सी० 18- 3- 75 

ए० के० प्राफ० ईसर कन्स 
ट्रक्शन एण्ड कैरियरस , पो० 
बो० 156, वास्को डा - गामा 
गोमा 


3 
7181 श्री डि० रामाचन्द्रन , ए० सी० ए० 23- 5- 75 

जोईन्ट , फाईनन्सील कन्ट्रोलर , 
२० ( बटाला: योजिक ), इजिशान 50 - 75 

पेट्रो नामकल्स कारपोरेशन है । 

लिमिटेड , पो० प्रा० जवाहर-- . 

.... ... मगर जिला बड़ोदा . . . . 
...4. 13639 श्री ए० के० चक्रावर्ती, ए० सी० : 15- 5- 75 

ए० 50-बी० , हरीश मुखर्जी से 
रोड, कलकत्ता - 25 

30- 6 -75 
. सं० . 4 सी० ए० ( 1 ) / 3/ 75- 76 - - चार्टर प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह 
सूचित किया जाना है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 
की धारा 20 उपधारा 1 ( क ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण श्री एन० एफ० 
शाह ( 2130 ) का नाम 19- 4- 1975 से हटा दिया है जिनका पता 
निम्नलिखित है : 

मैसर्ज नवीन चन्द्रा , एफ० शाह एण्ड कम्पनी अपोजिट , माम 
माचकसपोल अबोव रैक्स स्टूडियो , गांधी रोड अहमदाबाद- 1 

दिनांक 16 जून 1975 
सं० 5 सी० ए० ( 1)/ 4/ 75-76 - इस संस्थान की अधि 
सूचना सं० 4 सी० ए० ( 1 )/ 14/ 74- 75 ---दिनांक 16 दिसम्बर 
1974 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 
1964 के विनियम 18 के अनुसारण में एसत् द्वारा यह सूचित किया 
जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परि 
षद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्य का नाम पुनः 
“ स्थापित कर दिया है । 
क्र० सं० सं० ... नाम एवं पता 

तिथि 
सं० 
1. 4998 . श्री ए० एस० परमेश्वरन, एफ० सी० 31- 5- 75 

एक पोस्ट बाक्स नं० . 
1083, चिन्गोला जाम्बिया 

पी० एस० गोपालाकृष्णन , सचिव 


दिनांक 23 मई 1975 
सं० 5 एस० सी० ए० ( 1 )/ 2/ 75- 76 -~~इस संस्थान की 
अधिसूचना सं० 4 सी० ए० ( 1 )/ 15/ 74- 75 --- दिनांक 21 
दिसम्बर 1974 · के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसारण में 
एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों 
के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये 
भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्य का नाम पुनः स्थापित 
कर दिया है । . 
क्र० स० सं० नाम एवं पता 
सं. . . 
1. 14960 श्री वी० जी० भाम्बोरे 

26 - 3 - 75 
ए०सी० ए० नेहरू रोड , 
शिमोगा - . . . . 

- दिनांक 10 जून 1975 . 
सं० 8 सी० ए० ( 1 )/ 5/ 75- 76 - - चार्टर प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) खंड ( तीन ) के अनुसारण 
में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि . निम्नलिखित सदस्यों 
को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण -पत्र, उनके नामों के मागे दी गई तिथियों , 
से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि के अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को 
रखने के इच्छा नहीं: - - . .. . : 
क्र० स०सं० 

तिथि 


तिथि 


सं० 


... ... . 2 . ..... .. .... . 
1. 3353 श्री सी० पार० शाह ए० सी० ए० : 31 - 5- 75 

661, ए० , शिवाजी नगर, से 

सकन्ड फ्लोर, पूना- 411004 30- 6- 75 
2. -4185 श्री एस० के ० जैन, ए . सी० ए० 26-5- 75 

. . सी० - 17, सी०सी० कालोनी , से 
दिल्ली - 7 

30- 6- 75 


भारतीय प्रौद्योगिक विस्त निगम 
नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1975 

. सूचना . . 
___ सं० 3/ 75 – सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के अंशधारियों ( शयर होल्डरों ) की सत्ताईसवीं वार्षिक 
साधारण सभा बहस्पतिवार , तारीख 25 सितम्बर, 1975 को 
सायंकाल 4 . 00 बजे ( मानक समय ) होटल इम्पीरियल , जनपथ , 

नई दिल्ली में होगी , जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की 
• जायेगी: - . . . . 

. . . . . 
( 1 ) 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का . 

तुलन -पत्र तथा लाभ - हानि लेखा , वर्ष के दौरान निगम 


. . 


PART III - SEC : 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, JULY 5, 1975 ( ASADHA 14, 1897) 


1299 


के कार्य के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का 

वाचन तथा उस पर विचार । 
( 2) श्री सी० पी० साह ( ii ) श्री वी० सी० रणदेरिया (iii ) 

डा . डब्ल्यु० सी० श्रीश्रीमल, प्रत्येक के स्थान पर 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
10 की उप -धारा ( 1 ) के क्रमशः खण्डों (ग ), (घ ) 
प्रौर ( ङ ) में निर्दिष्ट अंशधारियों के रूप में एक-एफ 
संचालक चुनना , पर - वे इस अधिनियम की धारा 11 के 

अधीन फिर से चुने जा सकते हैं । 
( 3 ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की 

उप -धारा ( 3 ) में उल्लिखित पार्टियों, अर्थात् 


अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों , निवेशन्यासों और 
ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों 
द्वारा मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनवी लेखापाल , 
बम्बई के स्थान पर कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 
का पहला ) की धारा 226 के अन्सर्गत कम्पनियों के 
लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् 
अर्हता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को औद्योगिक चित्त 
निगम अधिनियम , 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत 
चुनना । मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी इस वर्ष के अन्त 
में कार्यनिवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने जा सकते है । 


. प्रार० बी० माथुर, महाप्रबन्धक 


mentioned against their names, as they do not desire to hold 
their Certificate of Practice. 


Name and Address 


Sl. 
No. 


Member - 
ship 
Number 


RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
(DEPARTMENT OF NON -BANKING COMPANIES ) 

Calcutta-700001, the 3rd June 1975 
Ref . No . DNBC .36/ DG ( S ) - 75 .--The Reserve Bank of India, 
having taken notc of the provisions of section 58A of tho 
Companies Act, 1956 read with the Companies (Accoptanco 
of Deposits) Rules, 1975 , and having considered it necessary 
in the public interest to withdraw the Non- Banking Non -Finan 
cial Companies ( Reserve Bank) Directions , 1966. hereby , in 
exercise of the powers conferred by sections 45J and 45K of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 , directs , that its Notif 
cation No . DNBC . 2 / ED( S)- 66 dated 29th October 1966, shall 
stand cancelled with immediate effect, 

S . S. SHIRALKAR , Dy. Governor 


Period dur 
ing which 
the Certifi 
cate shall 

stand 
cancelled 


1. 


10544 


2. 


16610 


Shri Divakar Sharma, A . C . A ., 31- 3 -1975 
J /42, Jawahar Nagar , 

to 
Srinagar, (J & K ) 

30 -6-1975 
Shri G . C . Kanungo , A . C . A .. 18- 3- 1975 
Clo Essar Construction & Carriers, to 
P. B . No. 156 , Vasco -da-Gama, 30 - 6- 1975 
Goa . 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay , the 28th May 1975 

NOTICE 
The followiog appointmont on the Bank s staff is horoby 
Totified : 

Shri D . Basu has assumed chargo as Manager . Foreign 
Department, Calcutta , as from the 7th May 1973. 

Sd./- P . C . D . NAMBIAR , 

Dy. Managing Director , 
( Peronnel & Services ) 


The 23rd. May 1975 
No. 5SCA ( 1 ) /2 /75-76 With referonce to this Instituto s 
Notification No. 4CA (1 )/ 15 / 74 -75 dated 21st December, 1974 
it is hereby notified in pursuance of Regulation , 18 of tho 
Chartered Accountants Regulations 1964 that in exerciso of the 
powers conferred by regulation 17 of the said Regulations, 
tho Council of the Institute of Chartered Accountants of Lodia 
has restored to the Register of Members with effect from 26th) 
March , 1975, the name of Shri V . G . Bhamboro A .C .A ., 
Nehru Road, Shimoga ( M . No. 14960 ). 

The 10th June 1975 
No. 8CA(1)/5/ 75-76 - In pursuance of Clause (iii ) of Regu 
lation 10( 1 ) of the Chartered Accountants Regulations, 1964 , 
it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the 
following members shall stand cancelled for the period mentioned 
against their names, as they do not desire to hold their Certi 
ficates of Practice, 


Bombay, the 241h June 1975 

NOTICE 
NOTICE is hereby given that the Principal Register and 
the Branch Registers of the State Bank of India will be closed 
for transfer of shares from Monday. the 11th August 1975 
to Monday, the 25th August 1975 . both days inclusive. 

R . K . TALWAR , Chairman 


Name and Addross 


Sl. 
No . 


Member 
ship 
No . 


Period during 
which the 
Certificate 
shall stand 
Cancelled . 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

INDIA 
New Delhi-1 , the 20th May 1975 
No. 8CA(1)/4/ 75- 76 — In pursuance of Clause ( iii ) of Regu 
lation 10 ( 1 ) of the Chartered Accountants Regulations, 1964 it 
is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the 
following members shall stand cancelled for the period 


___ 1 


2 


3 


1. 


3353 

- 


ShriC. R. Shah, A. C. A ., 
661 , A , Shivajinagar, 
Second Floor , Poona- 411004. 


31- 5 -1975 

to 
30 - 6 - 1975 


1300 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 5, 1975 ( ASADHA 14, 1897) 


[PART HIBecy 


4185 


26 -5 - 1975 


Shri S . K . Jain , A . C .A ., 
C -17, C .C. Colony, Delhi-7. 


to 


3. 


30 -6 - 1975 
23 -5 - 1975 

to 
30 -6 - 1975 


7181 · Shri D . Ramachandran , A . C . A ., 

Joint Fioancial Controller, 
( internal Audit ) 
Indian Petrochemicals Corp . Ltd . 

P .O . Jawaharnagar, Dt. Baroda . 
13639 Shri A . K . Chakrabarti , A .C .A ., 

50 - B , Harish Mukherjee Road , 
Calcutta -25. 


4. 


15-5 -1975 

to 
30 -6 - 1975 


No. 4 -CA ( 1)/3 / 75 -76In pursuance of Regulation 16 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified 
that in exercise of the powers conferred by clause (a ) 
of Sub- Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants 
Act , 1949 , the Council of the Institute of Chartered Accountants 
of India , has removed from the Register of Members of this 
Institute on account of death , with effect from the dates men 
tioned against their names, the names of the following gentle 
men 


tafte of India Has Tostankl to the Roister of Members with 
allect from 31st May , 1975 the mate of Shri A . 9 , Parma 
Waran , F .C . A ., Post Box No . 1083, Chingola, Zambia ( M . 
No. 4998) . . . . 

P . S. GOPALAKRISHNAN , Socy . 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
Now Dolbi, the 16th June 1975 

NOTICE 
No. 3 /75 — Notico is hereby givon that the TWENTY 
SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the share 
holders of tho INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION 
OF INDIA will be held on Thursday, the 25th September, 
1975 , at 4 .00 PM . (Standard Time) at Hotel Imperial, Jan 
path , New Delhi, to transact the following business : 
(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corpo 

ration and the Profit and Loss Account for the year 
onding the 30th June , 1975, together with the Report 
by the Board on the working of the Corporation for 
the year and the Auditors Report on the said Balance 

-Shoot and Accounts. 
(2 ) To clect one Director each in placc of (i) Shri C . P . 

Shah , (i ) Shri B . C . Randeria and (iii ) Dr. W . C . 
Shrishrimal, being Directors clocted to represent 
shareholdes referred to in clauses (c ). (d ) and (c ) of 
sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Finance 
Corporation Act, 1948 respectively, who retire, but 
are eligible for re -election under Section 11 of the 

Act, 
(3) To olect under Section 34 of the Industrial Finance 

Corporation Act, 1948 , one Auditor duly qualified 
to act as Auditor of Companios under Section 226 
of the Companies Act, 1936 (1 of 1936 ) by the par 
ties mentioned in sub - section ( 3 ) of Section 4 of tho 
Industrial Finance Corporation Act, namely scho 
duled banks, insurance companies, investment trusts 
and other like financial institutions, and co -operative 
banks, in place of Messers, Haribhakti & Company, 
Chartered Accountants, Bombay who retiro but are 
cligiblo for re - election . 

RB. MATHUR , Geocral Manager 


S . 
No. 


Name and Address 


Member 

ship 
No. 


Date of 
Removal 


2130 


Shri N .F . Shah, 

19th April, 
M /s. Navinchandra F . Shah & Co., 1975 
Opp : Mamumayak s Pole , 
Above Rex Studio , 
Gandhi Road , Ahmedabad - 1. 


The 16th June 1975 
No. 5 - CA (1) /4 / 73 -76 : — With reforonce to this Instituto s 
Notification No. 4 -CA ( 1 ) / 14 /74 -75 dated 16th December , 
1974 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exorciso 
of the powers conforred by Regulation 17 of the said 
Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accoun 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


